(६) 


रजिस्ट्री सं डी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यम जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
. भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section-3 - Sub - section (i) 

____ प्राधिकार से प्रकाशित 
: PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


सं . 278]] 
No. 2781 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 15 , 2007/ फाल्गुन 24 , 1928 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15 , 2007 /PHALGUNA 24 , 1928 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्गविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 मार्च, 2007 
का . आ . 381( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत 
परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
का . आ: 333 ( अ ) , तारीख 16 मार्च, 2006 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खण्ड ( i ) में प्रकाशित 
की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 187. 200 कि . मी . से 239.000 कि . मी . 
( झांसी- लखनादौन सेक्शन ) तक के भूखंड जिसमें बाईपास , यदि कोई हैं , का निर्माण भी शामिल है, का निर्माण ( चौड़ा 
करने ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी । 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप- धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 20 अप्रैल , 
2006 को " दैनिक भास्कर " और तारीख 7 अप्रैल, 2006 को " दैनिक लोकपथ " में प्रकाशित किया गया था . . 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


. । 


और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को . . 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः, अंब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
. और , अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
900 GI/2007 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


PART II _ SEC. 3(ii)] 


+... 


- 


. 


.. 


अनुसूची 


मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 26 के कि . मी . 187 . 200 से 239 .. 000 कि. मी . तक ( झाँसी- लखनादोन खण्ड) के लिए अर्जन 
की जानी वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहितभूमि का संक्षिप्त विवरण 


भूमि का 
" तुक का गॉव का । खसरा / 

- भूमि का | भूमी की | क्षेत्रफल 
का नाम 

सर्वेक्षण संख्या . 

नाम 
नाम ( तहसील) 

प्रकार | प्रकृति ( हेक्टेयर 


भूरवामी / हितबद्ध व्याक्तियों के नाम 



- 
" 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


1 


सागर 


सरकारी 
सरकारी 


(1) 1 78 
सागर 

खेजराबाग 
1 ( 2) करेया 

| 271 


नाला 
रास्ता 


0 .050 मध्य प्रदेश शासन 
0 . 080मध्य प्रदेश शासन . 


144 


निजी | असिंचित | 0. 381 उमाकान्त पिता श्रवणकुमार 


( 3) 


HAM 


1302 निजी | असिंचित | 0 .019 हनिफखा पिता मुहम्मद खा 
सुरखी 1301/ 1 निजी | असिंचित 10.029 वाहिदखा पिता मुहम्मद खा 

| 1296/17 निजी | सिंचित 70. 263 किरन पत्नि रतनचन्द्र जैन 
| 1200 सरकारी । रास्ता | 0500 मध्य प्रदेश शासन 

1293 निजी । असिंचित | 0 .142 शंकर लाल वल्द बलराम 
1292 निजी असिंचित | 0 . 539 / नारायण सिंग पिता प्रहलाद सिंग 
1291 निजी | असिंचित | 0 . 483 रामकिशोर उदय पिता नारायण सिंग 
242 निजी । सिंचित | 0 . 003कडोरी घान्धु प्रभु पिता प्रेम हल्की वा प्रेम 

1280 निजी असिंचित | 0. 060 रामदुलैया पत्नि अब्दुल खाँ 
| 1279 | निजी | सिंचित 0. 240 दशोदा बाई बेवा भैया राम 

शिवकुमार सिंग वल्द नरान सिंग सूर्यभानसिंग राजासिंग भूवतसिंग 
1277 

सिंचित 0. 610 
निजी 

| रामसिंग वल्द कुवेर सिंग 
1276 

सिंचित | 0 . 590 रम्मू वल्द मोहन 
1275 निजी सिंचित 10. 410 गोविन्द वल्द नारायन सिंग विनीता वेवा राम प्रभू 
| 1278/ 1 | निजी । सिंचित 10. 400 ममता पनि अमर सिंग उदय सिंग पिता रूपसिंग 
1278/ 2 निजी | सिंचित 0. 750 इन्दर सिगं राजकूमार शेरसिगं पिता भैया राम 

भगवानसिंग शेरसिंग निभय पिता भैयालाल दशोदावाई वेवा भैयालाल 
1271 | असिंचित 10. 166 

20 अमरसिंग उद्यमसिंग पिता रुपसिंग 
1311 निजी । असिंचित | 0. 110 रामेश्वर नारायन पिता प्रहलाद 


निजी | मिति 


निजी 


( 5) 


" 


- 
. 
- 
. 


सिदगुओं 

388 निजी सिंचित 0 . 380 गुलाबचन्द्र वल्द सून्दर लाल साकिन सागर 

712 सरकारी रास्ता | 0 .010 मध्य प्रदेश शासन 
चित्तौरा । 801 | निजी । असिंचित 0. 231 | रामकुमार पुत्र लालसिंग लोधी 

शलिनी बाई बेवा मधुकरराव, सुधाजैन पत्नि कमलेशजैन , नरेन्द्र सिंग 
537 निजी | असिंचित 0. 100 सुरेन्द्रसिंग बहादूरसिंग बीरेन्द्रसिंग वान्द गुलजारी लाल भागवाई पनि 

खेत सिग लक्ष्मीवाई पनि जीसींग । 
। 533 | निजी | असिंचित | 0. 026 शिवराज सिंग वल्द खूब सिंग 
। 835 | निजी । असिंचित | 0. 158 कमल वल्द राधेश्याम केशरवानी 


। निजी असिंचित 0.100 शुलिनी बाई वेवा मधुकरराव, मा. 


...-. 


[ फा . सं. भाराराप्रा/ 30030/ एनएचडीपी/ पीएन - II/ एलए--1/2005/ एलए - 3डी ] 

प्रभाकर, उप - सचिव 


[ MI - 


E 3 (ü )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


I 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


(Department of Road Transport and Highways ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th March , 2007 


. 


S .O . 381 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry 
of Shipping, Road Transport and Highway (Department ofRoad Transport and Highways ),number 
S . O . 333 (E ), dated the 16th March , 2006 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
II , Section 3, Sub - section ( ii ) and issued under Sub -section ( 1) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act),the CentralGovernment 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification 
for building (widening),maintenance, management and operation of National Highway No. 26 , 
including construction of bypass , if any, on the stretch of land from Km 187 . 200 to Km 239 .000 
( Jhansi-Lakhnadon Section ) in Sagar District in the State ofMadhya Pradesh ; . . 


And whereas, the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar ” , 
dated the 20th April, 2006 and in “ Dainik Lok Path ” , dated the 7th April, 2006 , under Sub 
section ( 3 ) of Section 3A of the said Act; : 


And whereas, objections have been received and the same have been considered and 
disallowed by the competent authority ; 


And whereas , in pursuance of Sub - section (1) of Section 3D ofthe said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise 
of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 3D of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 


And further, in pursuance of Sub - section (2) of Section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the OfficialGazette , the 
land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the CentralGovernment , free from all 
encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Kı 
187. 200 to Km 239.000 ( Jhansi · Lakhnadon Section ) on the National Highway No . 26 , in the State of Madhya 
Pradesh 


Area 


Serjal 


Name 
of the 
district 


Name 

Survey / 
of the Name of 

Khasra Type of land 
taluka / the village - 

number 
Tehsil 


Nature of 

land 


Name of the land owner / interested 

· persons 


number 


hectares ) 


6 


7 


8 


Sagar 


Sagar 


78 
144 


Government 
Government 


Nala 
Road 


0 . 050 
0 .080 


M .P . Government 
M .P . Governiment 


. ( 1 ) 
Khajrabag 

(2 ) 
Kariya 

(3 ) 
Surkhi 


NH 


L 


- 


I 


-- 


- 


Al 


Artimin 


271 | Private Unirrigated 0.381 Ummakant S / o Sarvan kumar 
1302 Private · Unirrigated 0 .019 " ]Hanif Khan S / o Muhammad Khan 
1301 / 1 Private Unirrigated 0 .029 Vahid Khan S / o Muhamad Khan 
1296 / 1 Private Irrigated 0 .263 Kiran Jain W / o Ratanchandra Jain 
1290 Government Road 0.500 M .P . Government 
1293 Private Unirrigated 0 . 142 Shankarlal S / o Balram 
1292 | Private Unirrigated 0.539 Naran Singh S / o Prahlad Singh 
1291 Private Unirrigated 0 .483 Ramkishor Uday S / o Narayan Singh 

Kadori Dhandhu Prabhu S / o Prem 
242 Private Irrigated 0 .003 

Halki Veba Prem 
1280 Private | Irrigated 0 .060 Ramdulaiya W / o Abdul Khan 
1279 Private | Irrigated 0. 240 Dashoda Ba Veba Bhaiya Ram 

Shiv Kumar Singh S / o Naran singh 
1277 Private Irrigated 0.610 Suryabhan Singh Raja Singh Bhuvat 

Singh Ramsingh S / o- Kuwar singh 
1276 Private Irrigated 0 .590 Rammu S / o Mohan 

Govind S / o Narayan Singh Vinita Veba 
1275 Private Irrigated 0 .410 

Ram Prabhu 

Mamta W / Amar Singh Uday singh 
1278 / 1 Private Irrigated 0 .400 

s / o Roopsingh 

Indar Singh Rajkumar Sersingh S / o 
1278 /2 Private Irrigated 0.750 

Bhaiya Ram 
Bhagwan singh Sersingh Nibhay s /o 

Bhaiyalal Dashodabai Veba Bhaiya lal 
1271 Private Unirrigated 0. 166 

Amarsingh Udhamsingh s / o 

Roopsingh 
1311 Private Unirrigated 0 . 110 Rameshwar Narayan s / o Prahlad 

Gulabchandra s / o Sundarlal Sakin 
388 Private Irrigated 0 . 380 

sagar 
Government Road 0 . 010 M . P .Government 
801 Private Unirrigated 0 .231 Ramkumar s / o Lalsingh Lodhi - 1 

Shalinibai veba Madhukar raw , Sudha 
Jain w / o Kamlesh Jain ,Narendra singh 

Surendra singh , Bahadur singh , 
537 Private Unirrigated 

| 0 . 100 

Virendra Singh , s /o Gulgari lal Bhagbai 
w /o Khet singh Laxmi Bai w /o Shri 

Sing 
Private Unirrigated 0 .026 Shivraj singh s / o Khoobsingh 

Kamal s / o Radheshyam Kesharwani sa 
835 Private Unirrigated | 0.158 

llawaharganj sagar 


tiA. 


. 


A 


who 


Sidguwan 


-With 


Chittora 


Der 


w 


[ F, No. NHAI/30030/ NHDP/ PN - I/ LA - 1/ 2005 /LA-3D} 

PRABHAKAR, Dy. Secy . 


--WA 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


